96 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 3, 1970 (MAGHA 14 , 1891 SAKA ) 


[ PART 1 


क्रमांक 7220- III- 69 : 1796.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) और 
3 (1 ) के अनुमार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपान 100 रुपए ( केवल सौ रुपए ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर श्री हर चन्द, पुन जय राम , गांव मोखरा, तहसील गोहाना , जिला रोहतक को मनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 


यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होगा । 


क्रमांक 58-74-70: 1801..--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए)(1 ए ) और 2(1 ए ) 
के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर निम्नलिखित लोगों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : --- 


क्रम संख्या 


ज़िला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


अम्बाला 


बसंतपुरा 


अम्बाला 


श्री वरयाम सिंह, पुन दयाल सिंह 
श्री इन्द्र सिंह , पुत्र गोकल सिंह 


2 


खानएहमदपुर 


यर अनुदान रबी , 1969 से लागू होगा । 

क्रमांक 4982 - III - 69/ 1806.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) ( 1 ) और 
3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए ( केवल सौ रुपए ) की 
बार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दी गई फसल से व सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


करते हैं : 


क्र ० सं ० 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फसल / वर्ष 

जब 
से जागीर दी गई 


1 


महेन्द्रगढ़ 


श्रीमती महादेवी , विधवा सूरजभान 


कनीना 


महेन्द्रगढ़ 


खरीफ , 


1967 


2 


श्री रेखा राम , पुन कालू राम 


ककरोली हाठी 


चर्जी दादरी 


खरीफ , 1964 


कारीजैन्डम 


दिनांक 28 जनवरी , 1970 
क्रमांक 303- [ II - 70 / 1950.-हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना , जोकि क्रम संख्या 4834 
III - 69 / 28690 , दिनांक 3 दिसम्बर , 1969 के द्वारा जारी हुई थी , में सीरीयल नं ० 3 श्री जोसुख राम , पुन भूक 
राम के सम्मुख रत्री 1965 के स्थान पर खरीफ 1965 पढ़ा जाय । 


गुरचरण सिंह बिन्दरा , अवर सजिव । 


FOREST DEPARTMENT 


The 28th January , 1970 
No. 10922- FAH- II - 69 /1953. - The Governor of Haryana is pleased to allow Shri Gurnam Singh , 
H.F.S. , Class II , to cross the efficiency bar at Rs . 500.00 in the time scale of Rs . 350-25--- 500 / 30-590 
30-830 / 35-900 with effect fromthe 1st October , 1969, raising his pay to Rs. 530 P.M. 


SHER JANG SINGH, Secy . 


